रजिस्ट्री 


सं . 


ग . ( जी . एन . )- 12 


REGISTERED No . D . ( D . N .)- 72 


4 


an 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


नागाण - प -पग (ii ) 
PART II - - Section 3 - Sub -section ( 1) 


प्राधिकार से प्रति 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 137) 
No. 137) 


At दिल्ली , शनिवार, मार्च 23, 1085/ 2, 1907 
NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 23 , 1985 / CHAITRA 2 , 1907 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या जाती है मिकिपा ममम संकलन के क्स में 


Sepannte Puging is given to this part in order that it may be lledu , 

separate compilation 


( प्रार्थिक कार्य विभाग ) 
( बैंकिग प्रभाग ) 


नई दिल्ली , 23 मार्च , 1985 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs ) 

(Banking Division ) 
New Delhi, the 23rd March, 1985 

NOTIFICATIONS 
S. O . 217( E ). - -.In exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 1 ) of section 3 of the Regional Rural 
Banks Act , 1976 ( 21 of 1976 ), the Central Govern 
ment on being requestedi so to do by United Com 
mercial Bank , establishes with effect from the 23rd 
Morch 1985 a Regional Rural Bank in the State of 
Bihar under the name of Begusarai Kshetriya Gramin 


मधिसूचनाएं 


का . या 217 ( अ ) :-प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधि 
नियम , 1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार , 
यूनाईटेट कमर्शियल बैंक के अनुरोध पर 23 मार्च, 
1985 में बेगम राय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम में एक 

वीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि बिहार 
राज्य के बेगम राय जिले की स्थानीय सीमाओं में कार्य 
करेगा । 


the district of Begusarai in the State of Bihar, 

[ No . F. 1 - 4/ 85- RRB(i) ] 


का . मा , 218( अ ) : - - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधि 
नियम , 1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 4 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शमितयों का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय 
मरवार, भारतीय रिजर्व बैंक , सथा बेगूसराय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 


[ संख्या एफ 1- 4/ 85- मार.. पार , बी (i )] 


1751 GRA 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II ----SEC. 3(ii )] 


. 


. 


. 


- 


. 


- 


. 
-- 


- 
- - 


- - - 
- - 


- 
- 


- 


- 


- 


के प्रायोजक यूनाईटेड कमशियल बैंक में परामणं करके , बेगूसराय 
को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहां पर 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा । 

[ मख्या एफ . 1 - 4/ 85- प्रार . आर . बी . (ii ) ] 


S. O . 220 ( E ). --In exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 1 ) of section 11 of the Regional Rural 
Banks Act , 1976 ( 21 of 1976), the Central Govern 
ment hereby appoints Shri Diwakar Pandey as the 
Chairman of the Begusarai Kshetriya Grajnin Bank , 
Begusarai and specifies the period commencing on the 
23rd March, 1985 and ending with the 31st March, 
1988 as the period for which the said Shri Diwakar 
Pandey shall hold office as such Chairman . 

[ No . F. 1 - 4/ 85 - RRBriv ) ] 
A . K . AGARWAL., St. Secy . 


S. O . 218 ( E). - - In pursuance of the powers conferred 
by sub -section ( 1 ) of section 4 of the Regional Rural 
Banks Act , 1976 ( 21 of 1976 ), the Central Govein 
ment after consultation with the Reserve Bank of India 
and United Commercial Bank by which Begusarai 
Kshetriya Gramin Bank has been sponsored , specifies 
Begusarai as the place where Begusarai Kshetriya 
Gramin Bank shall have its head office . 

[ No. F. 1-4/ 85- RRB(ii)] 


भारतीय रिजर्व बैंक 

केन्द्रीय कार्यालय 
ग्रामीण आयोजना तथा ऋण विभाग 

बम्बई , 23 मार्च, 1985 


___ का . प्रा . 219 ( अ ) : - -भारतीय रिजर्व बैंक , अधि 
नियम , 1934 ( 1934 का 2 ) की धारा 42 की उपधारा 
( 6 ) के खंड ( क ) के उपखण्ड (iii ) के अनुसरण में 
केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त उपखंड के प्रयाजनों के लिए 
बेगूसराय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , बेगमराय को प्रादेशिक ग्रामीण 
बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में 
अधिमूचित करती है । 

संख्या एफ . 1- 4/ 85- मार . आर . बी . ( iii ) ] 


SC 


S. O . 219 ( E).-.. -In pursuance of sub - clause ( iii) of 
clause (a ) of sub - section (6 ) of section 42 of the Reserve 
Bank of India Act, 1934 (2 of 1934 ), the Central 
Government hereby notifies for the purpose of the 
said sub - clause , Begusarai Kshetriya Gramin Bank , 
Begusarai being an institution established under sub 
section ( 1 ) of section 3 of the Regional Rural Banks 
Act, 1976 ( 21 of 1976) . 

INo. F. 1 -4 / 85 - RRB(iii)] 


Act, 1976 ) of Sectio institutioKshetriya purpose central 


अधिसूचना 
का . पा . 221 ( अ ) : --- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 
1934 ( 1934 का 2 ) की धारा 42 की उपधारा ( 6 ) 
के खंड ( क ) के अनुसरण में , भारतीय रिजर्व बैंक 
एतद्धारा निषेश देता है कि उक्त अधिनियम की सरी 
अनसची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाये , अर्थात : -- 

"वेगमराय क्षेत्रीय ग्रामीण बैक , बेगूमगय ( बिहार) " 
[ पार . पी . सी . डी . संख्या 286/ आई . एन . सी . एल . 31 1/ 84] 

टी . एन . अनंतराम अय्यर, कार्यपालक निदेशक 
RESERVE BANK OF INDIA 

CENTRAL OFFICE 
RURAL PLANNING AND CREDIT 

DEPARTMENT 
Bombay, the 23rd March , 1985 

NOTIFICATION 
S . O . 221 (E ). - In pursuance of clause (a ) of sub 
section ( 6 ) of Section 42 of the Reserve Bank of India . 
Act, 1934 ( 2 of 1934 ) , the Reserve Bank of India 
hereby directs the inclusion in the Second Schedulc 10 
the said Act of the following bank , namely : 
" BEGUSARAI KSHETRIYA GRAMIN BANK , 
BEGUSARAI ( BIHAR ) " 

[ Ref. RECE . No. 286/INCL| 311 - 84 ] 
T . N. ANTHARAM IYER, Executive Director 


का , मा . 220 ( अ ) :- -- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधि 
नियम 1976 ( 1975 का 21 ) की धारा 11 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
मरकार , एतबद्धारा श्री दिवाकर पांडे को बेगस गय क्षेत्रीय 
ग्रामीण बैंक , बेगूसराय का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 
23 मार्च, 1985 में प्रारम्भ होकर 31 मार्च , 1988 को 
समाप्त होने वाली अवधि को उम अवधि के रूप में निर्धा 
रित करती है जिसके दौरान श्री दिवाकर पांडे अध्यक्ष के 
रूप में कार्य करेंगे । 

[ संख्या एफ . 1 - 1/ 85- प्रार . प्रार . बी . (iv ) ] 

अजय कुमार अग्रवाल , संयुक्त सचिव 


- - 


- - - 


- -- - 


- . . . - । - - - -- - . . . . - - . 
PRINTED BY TILE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD , NEW DELHI - 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI -110054, 1985 


